रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD. NO . D. L.-33004/99 


सत्यमेव जयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II – खण्ड 3 – उप - खण्ड (ii ) 
PART II — Section 3 – Sub -section (ii ) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , बृहस्पतिवार , जनवरी 7 , 2010 / पौष 17 , 1931 
NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 7, 2010 / PAUSA 17 , 1931 


सं . 28 ] 
No. 28 ] 


वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय 
( वाणिज्य विभाग ) 

अधिसूचना 
नई दिल्ली , 7 जनवरी, 2010 
का . आ . 35 ( अ). - विशेष आर्थिक जोन अधिनियम , 2005 
( 2005 का 28 ) की धारा 4 की उप - धारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए और विशेष आर्थिक जोन नियमावली , 2006 के 
नियम 8 के अनुसरण में केन्द्र सरकार एतद्द्वारा मै. डिशमैन इन्फ्रास्ट्रक्चर 
लिमिटेड द्वारा गुजरात राज्य के ग्राम कल्याणगध एवं गंगद , तालुका 
बावला, जिला अहमदाबाद में एक क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक जोन 
की स्थापना हेतु वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय , वाणिज्य विभाग की 
अधिसूचना सं. का . आ . 2891 ( अ ) दिनांक 13 नवम्बर , 2009 में 
निम्नलिखित संशोधन करती है , अर्थात् : 


MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY 

(Department of Commerce) 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 7th January, 2010 
S. O . 35 (E ). — The CentralGovernment, in exercise of 
the powers conferred by sub - section (1) of Section 4 of the 
Special Economic Zone Act, 2005 ( 28 of 2005 ) and in 
pursuance of rule 8 of the Special Economic Zones Rules , 
2006, hereby makes the following amendment in the 
notification of Ministry of Commerce and Industry , 
Department of Commerce, number S .O . 2891 (E ) dated 
13th November, 2009 for sector specific SpecialEconomic 
Zone at Villages Kalayangadh and Gangad , Taluka Bavla , 
District Ahmedabad in the State of Gujarat by M /s. Dishman 
Infrastructure Limited , namely : 

In the paragraph 1 for the word “ pharmaceutical” , 
the words “ pharmaceuticals and fine chemicals ” shall be 
substituted . 

[ No. F. 2/355 /2006-SEZ ] 
ANIL MUKIM, Jt. Secy . 


परिच्छेद 1 में " औषधीय सामग्री " के स्थान पर " औषधीय एवं 
महीन रसायन " पढ़ा जाए । 


[ सं. फा. 2/355/ 2006 - एसईजेड ] 

अनिल मुकीम, संयुक्त सचिव 


82 GI/2010 


Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 


